AHR 


ACCURACK 


M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 आषाढ़ 1936 ( श०) 
राँची , सोमवार 

21 जुलाई, 2014 ( ई० ) 


संख्या 335 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
17 जुलाई, 2014 


संख्या -13/ वरीय स्था0 पद0- 03/2013 का0 - 7233 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 6183, दिनांक 
13 जून , 2014, जिसके द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुम्ब न्यायालय, कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया था , को झारखण्ड उच्च 
न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में वापस लिया जाता है तथा श्री कुमार को प्रधान जिला न्यायाधीश 
श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दुमका के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 335 - 50 | 


